रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PARTIL - Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 80 ] 
No. 80 ] 


नई दिल्ली, सोमवार, मई 15 , 2006/ वैशाख 25 , 1928 
NEW DELHI , MONDAY , MAY 15 , 2006/VAISAKHA 25, 1928 


केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् 

शुद्धि - पत्र 

नई दिल्ली, 12 मई , 2006 
क्रमांक एफ . 12- 3/ 91 - सी. सी . एच.( भाग ) ( अ ). -- भारत के राजपत्र असाधारण सं. 295 दिनांक 5 नवम्बर , 
2001 के भाग -III खण्ड 4 में प्रकाशित केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् की अधिसूचना सं. 12 -3/91 - सी . सी. एच. ( भाग ) ( अ ) 
दिनांक 31 - 10 -2001 के हिन्दी अनुवाद में निम्नलिखित शुद्धि की जाती है, अर्थात् : 

भाग - VI 

बाह्य अभ्यर्थियों के लिए विशेष उपबंध 
पृष्ठ 7, की भाग - VI , बाह्य अभ्यर्थियों के लिए विशेष उपबंध की तीसरी पंक्ति में " स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम " को 
" स्नातकोत्तर परीक्षा " पढ़ा जाए । 

डॉ. ललित वर्मा, रजिस्ट्रार - सह - सचिव 
[ विज्ञापन - III/IV/147/ 2006/ असा. ] 


1471 GI/2006 


Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


